Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 61—2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 4, 2022 (CHAITRA 14, 1944 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 4 अप्रैल, 2022 


संख्या 17/16,/99-1टी०सी०पी०.--- हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियमन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन 
अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 17/16/ 
99-1 टी०सी०पी०, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब अनुसूचित सड़क 
तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते है, अर्थात्‌ः- 


प्रारूप नियम 


1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022, कहे 
जा सकते हैं। 


2... पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, नियम 130 में,- 


6) उप-नियम (1) में, "अपने स्वयं के विभाग, जिससे संबध रखता है" चिहन तथा शब्दों के स्थान पर "नगर 
तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगें; तथा 


Gi) उप-नियम 4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 
"(4) अधिकरण का अध्यक्ष, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा एक और अवधि के लिए पुनः 
नियुक्ति के लिए पात्र होगा तथा सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए या छियासठ वर्ष की आयु तक, जो भी 
पहले हो, पद धारण करेगा |" | 


देवेन्द्र सिहं, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग | 


(1101) 


1102 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 4, 2022 (CHTR. 14, 1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 
Notification 
The 4th April, 2022 


No. 17/16/99-ITCP.— In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) read with Sub-section (2) of 
Section 25 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 
(Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, 
notification No. 17/16/99-1TCP, dated the 30th December, 2021, the Governor of Haryana hereby makes the 
following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated 
Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana, namely:- 


Draft Rules 


1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated 
Development (Haryana Amendment) Rules, 2022. 


2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in 
rule 130,- 


(1) in sub-rule (1), for the words “from his own department to which he belongs”, the words and sign 
“from Town and Country Planning Department, Haryana”; 


(ii) 0 sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:- 


“(4) | The Chairman of the Tribunal shall hold office for a term of three years and shall be eligible for 
reappointment for another term and the Member shall hold office for a period of three years or upto the 
age of sixty-six years, whichever is earlier’’. 


DEVENDER SINGH, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Town and Country Planning Department. 


9549—C.S.—H.G.P. Pkl. 


